रजिस्ट्री सं. डी .एल. - 33002 / 99 


REGISTERED No . D . L. - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 15 , 2017 / कार्तिक 24 , 1939 
DELHI,WEDNESDAY, NOVEMBER 15 , 2017 /KARTIKA 24 , 1939 


सं . 417 ] 
No. 417 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 336 

[N . C . T .D . No . 336 


भाग - IV 

PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


श्रम विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 14 नवम्बर , 2017 


सं. जे.एल. सी. / सी.एल.ए./ 011 / लैब / 2275. - दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के नियम के साथ पठित ठेका श्रम 
(नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 ( 1970 का 37 वाँ ) की धारा 4 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 2 / 2 / 71 
यूटीएल दिनांक 30 मार्च, 1971 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित सदस्यों 
का दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं । 


1. 


अध्यक्ष 


श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री, दिल्ली 
सरकार 
सचिव ( श्रम) / श्रमायुक्त 


पदेन सदस्य 


श्री अजय दत्त , विधायक 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 ए के अंतर्गत 
दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 बी के अंतर्गत 
दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 एफ के अंतर्गत 
दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 एफ के अंतर्गत 
दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 सी के अंतर्गत 


श्री नरेश यादव, विधायक 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) या उनके प्रतिनिधि 
जो विशेष सचिव से नीचे की श्रेणी के न 
हों । 
श्री एस के श्रीवास्तव, मुख्य (मानव संशाधन 
व प्रशासन ), टाटा पॉवर दिल्ली 
डिस्ट्रीब्यूशन लि . 
श्री मदन गोपाल, 
उपाध्यक्ष, बादली इंडस्ट्रियल एरिया 
सोसायटी 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 डी के अंतर्गत 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 डी के अंतर्गत 


6703 DG/ 2017 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


__ 


PART IV ] 


PART IV ] 


8. 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 डी के अंतर्गत 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 डी के अंतर्गत 
दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 ई के अंतर्गत 


सदस्य 


श्री अजीत कुमार अग्रवाल 
अध्यक्ष, ज्ञान भारती शिक्षा प्रसार न्यास , 
नई दिल्ली 
श्री राजपाल अरोड़ा 
चिव, बिल्डर्स एसो. ऑफ इण्डिया (दिल्ली) 
श्री वी . के. एस गौतम 
अध्यक्ष , 
ए आई सी सी टी यू 
(दिल्ली राज्य ) 
श्री वीरेन्द्र कुमार गौड़ 
अध्यक्ष , 
सी आई टी यू दिल्ली 
श्री नारायण कुमार 
चिव, हिन्द मजदूर सभा 


11. 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 ई के अंतर्गत 


सदस्य 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 ई के अंतर्गत 


दिल्ली 


13. 


सदस्य 


श्री सुधीर कुमार दीक्षित 
संयुक्त सचिव , 
श्रमिक विकास संगठन 


दिल्ली ठेका श्रम नियमन तथा उन्मूलन नियम 1972 के 
नियम 3 ई के अंतर्गत 


बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यता की शर्ते, सदस्यों के भत्ते, कार्य का निपटारा, बैठक व अन्य संबंधित विषय का नियोजन दिल्ली ठेका श्रम (नियमन तथा 
उन्मूलन) नियम 1972 के अध्याय II व ठेका श्रम अधिनियम (नियमन तथा उन्मूलन ) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 


नीता शर्मा, उप सचिव ( श्रम ) 


LABOUR DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 14th November , 2017 
No. F . JLC /CLA /011/Lab /2275 . — In exercise of the powers conferred by section 4 of the Contact Labour 
(Regulation & Abolition ) Act, 1970 ( 37 of 1970 ) read with the Government of India , Ministry of Home Affairs 
Notification No. F .2 /2 /71 -UTL , dated 30th March , 1971 and in pursuance of rule 3of the Delhi Contract Labour 
(Regulation & Abolition ) Rules, 1972 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to 
reconstitute the Delhi Advisory Contract Labour Board , consisting of the following persons namely : 
1. Sh. Gopal Rai , Minister of Labour, Under rule 3 (a ) of Delhi Contract 

Chairman 
GNCT of Delhi 

Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Secretary ( Labour )/ Labour 
Commissioner 


Under rule 3 (b ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Ex -officio 
Member 


Sh . Ajay Dutt,MLA 


Member 


Under rule 3 (f) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


4 . 


Sh . Naresh Yadav, MLA 


Member 


Under rule 3 (f) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


5 . 


Member 


Principal Secretary (Health ) or his 
nominee not below the rank of Addl. 
Secretary (Health ) 


Under rule 3 (c ) of Delhi Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Rules, 1972 


[ATT IV 


दिल्ली राजपत्र : असाधारण 


6 . 


Member 


Sh. S . K . Srivastava , 
Chief (HR & Admn.) Tata power 
Delhi Distribution Ltd . 


Under rule 3 (d ) of Delhi Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Rules, 1972 


Member 


Sh . Madan Gopal, 
Vice President, 
Badli Industrial Area Society 


Under rule 3 (d ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Member 


Sh . Ajit Kumar Aggarwal, Chairman 
Gyan Bharti Shiksha Prasar Nayas, 
New Delhi 


Under rule 3 (d ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Member 


Sh . Rajpal Arora , Secretary, Builders 
Association of India (Delhi) 


Under rule 3 (d ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Member 


Sh . V . K . S . Gautam , 
President, AICCTU (Delhi State ) 


Under rule 3 ( e ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


11 . 


Member 


Sh . Virender Kumar Guar , 
President (CITU Delhi) 


Under rule 3 (e ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


12 . 


Member 


Sh . Narain Kumar , 
Secretary , Hind Mazdoor Sabha 
(Delhi) 


Under rule 3 (e ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


Member 


Sh . Sudhir Kumar Dixit , 
Jt. Secretary , Shramik 
Sangathan 


Vikas 


Under rule 3 ( e ) of Delhi Contract 
Labour (Regulation and Abolition ) 
Rules, 1972 


The terms of the disqualification ofmembers staff of the Board , Allowance of Members , Disposal of business, 
meeting and allied matters shall be regulated by the provisions contained in Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 and Chapter II of Delhi Contract Labour (Regulation and Abolition ) Rules 1972 . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi 
NITA SHARMA , Dy. Secy. (Labour) 


RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL 


Date: 2017 . 11.16 18: 14: 16 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


